से 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


शासन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 19 ] 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013 - वैशाख 20, शक 1935 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश 


खण्डवा, दिनांक 16 अप्रैल 2013 


क्र . 6536 - जनगणना - 2012-13. - राज्य शासन ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ) , दिनांक 
16 फरवरी , 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता 
अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली 2003 के नियम 
5 , 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और 
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन. पी . आर. पदनाम एवं 
कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है 


.. 


संख्या 


पदनाम 


नियुक्त किये जाने 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्र . 


प्रशासनिक 
इकाई 
( 2 ) 


वाला पदनाम 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


नगर निगम, खण्डवा 


प्रभारी उपायुक्त , 


सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र खण्डवा 


. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर निगम , खण्डवा. 


नगर निगम, खण्डवा. 


2 तहसील , खण्डवा 


तहसीलदार, खण्डवा 


सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र खण्डवा 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील खण्डवा. 


115 


116 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


3 तहसील, पंधाना 


तहसीलदार, पंधाना 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील पंधाना 


सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र पंधाना 


4 तहसील, पुनासा 


तहसीलदार , पुनासा 


उप जिला रजिस्ट्रार, 


सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र पुनासा 


तहसील पुनासा 


5 तहसील , हरसूद 


तहसीलदार , हरसूद 


उप जिला रजिस्ट्रार, 


सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र हरसूद 


तहसील हरसूद . 


6 तहसील, खालवा 


तहसीलदार , खालवा 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील खालवा. 


सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र खालवा 


7 


नगर पालिका पंधाना 


सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र पंधाना 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, पंधाना. 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, पंधाना. 


8 


नगर पालिका, मूंदी 


मुख्य नगरपालिका 


सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र मूंदी 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, मूंदी. 


अधिकारी, मूंदी. 


9 


नगर पालिका छनेरा 


सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र छनेरा 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, छनेरा . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, छनेरा. 


10 


नगर पालिका 
ओंकारेश्वर 


सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र ओंकारेश्वर 


मुख्य नगर पालिका 
अधिकारी, ओंकारेश्वर. 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, ओंकारेश्वर . 


नीरज दुबे , उपसचिव, रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


न्यायालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश 


मण्डला, दिनांक 18 अप्रैल 2013 


क्र . रीडर- 2013 - रा. प्र. क्र . 111( ब -121 ) 12-13.- श्री अजय कुमार चन्द्रौल , पार्षद्, वार्ड क्रमांक 03, बम्हनी बंजर द्वारा 
आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित समिति बम्हनी बंजर के संचालक पद में चुने जाने के फलस्वरूप स्वप्रेरणा से पार्षद पद से दिनांक 
11 जनवरी 2013 को त्यागपत्र दिया था , जिसके संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 40 में विहित प्रावधानों के तहत 
श्री चन्द्रौल द्वारा दिये गये त्यागपत्र के वास्तविकता की जांच कराई गई. जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री अजय कुमार चन्द्रौल , 
आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित समिति बम्हनी बंजर के संचालक पद में चुने जाने के फलस्वरूप स्वप्रेरणा से त्यागपत्र दिये हैं . 
कोई अन्य कारण प्रतीत नहीं होते हैं . 


अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा 2 ( एक ) में दिये गये प्रावधानों के तहत मैं , लोकेश 
कुमार जाटव, कलेक्टर मण्डला, श्री अजय कुमार चन्द्रौल , पार्षद , वार्ड क्रमांक 03, नगर परिषद बम्हनी बंजर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र 
दिनांक 11 जनवरी 2013 स्वीकृत किया जाकर नगर परिषद बम्हनी बंजर के वार्ड क्रमांक 03 का पार्षद पद रिक्त घोषित किया 


जाता है . 


लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर. 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013 


117 


कार्यालय , जिलाध्यक्ष, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश 


मण्डला, दिनांक 25 अप्रैल 2013 


क्र . जनगणना - 2013-20 . - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012- दो - ए( 3 ), दिनांक 
16 फरवरी , 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता 
अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली 2003 के नियम 
5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और 
" राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन . पी . आर. पदनाम एवं 
कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 22-2012 , मण्डला, 
दिनांक 23 नवम्बर 2012 में क्रम संख्या 13 संशोधित करते हुये निम्नानुसार क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है 


पदनाम 


नियुक्त किये जाने 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 
( 1 ) 


प्रशासनिक 
इकाई 
( 2 ) 


वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


तहसील मण्डला 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील मण्डला. 


2 


तहसील निवास 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील निवास . 


3 


तहसील बिछिया 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील बिछिया. 


तहसील मण्डला के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 
तहसील निवास के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 
तहसील बिछिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 
तहसील नैनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 
तहसील नारायणगंज के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 
तहसील घुघरी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


4 


तहसील नैनपुर 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील नैनपुर . 
उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील नारायणगंज. 


5 


तहसील नारायणगंज 


तहसीलदार 


6 


तहसील घुघरी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील घुघरी. 


7 


नगरपालिका मण्डला 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका मण्डला. 


नगरपालिका मण्डला के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


8 


नगरपालिका नैनपुर 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी 


नगरपालिका नैनपुर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
नगर पंचायत बम्हनी बंजर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


9 


नगर पंचायत 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, नैनपुर. 
उप - जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , 
बम्हनी बंजर. 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी 


10 


नगर पंचायत 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी 


उप -जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , बिछिया . 


नगर पंचायत बिछिया के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 
नगर पंचायत निवास के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


11 


नगर पंचायत 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी 


उप -जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत, निवास . 


118 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


12 


संबंधित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव / जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र. 


13 


संबंधित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


राजस्व निरीक्षक 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व निरीक्षक / 
कर संग्राहक . 


सांवधिक नगरों ( नगर निगम/ नगरपालिका/ 
छावनी बोर्ड/ नगर परिषद ) के अंतर्गत 
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ -10-1-2012 - दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. उक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है. 


स्थान : मण्डला 
दिनांक 25 अप्रैल 2013. 


लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन. पी . आर. ). 


कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला हरदा , मध्यप्रदेश 


हरदा, दिनांक 1 मई 2013 


संशोधित अधिसूचना 


क्र . 658-2012 -जियोसांका. - जनगणना - 2011 - एन.पी.आर. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1 
2012- दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी , 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) 
नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने , उसमें 
संशोधन करने और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. ( 4 ) में एन. पी. 
आर. पदनाम एवं कॉलम नं . (5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है : 


प्रशासनिक इकाई 


पदनाम 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 
( 1 ) 


नियुक्त किये जाने 
वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


तहसील हरदा 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील हरदा. 


तहसील हरदा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


2 


तहसील हंडिया 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील हंडिया . 


तहसील हंडिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


तहसील टिमरनी 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील टिमरनी. 


तहसील टिमरनी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


भाग 21 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013 


119 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


4 


तहसील रहटगांव 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील रहटगांव . 


तहसील रहटगांव के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


5 


तहसील खिरकिया 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील खिरकिया. 


तहसील खिरकिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


6 


तहसील सिराली 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील सिराली. 


तहसील सिराली के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


7 


नगरपालिका हरदा 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार, 

नगरपालिका हरदा 


नगरपालिका हरदा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


8 


नगर पंचायत टिमरनी 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप -जिला रजिस्ट्रार , 

नगर पंचायत , टिमरनी 


नगर पंचायत टिमरनी के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


9 


नगर पंचायत खिरकिया 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी उप - जिला रजिस्ट्रार, 

नगर पंचायत खिरकिया 


नगर पंचायत खिरकिया के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


10 


संबंधित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव / जनगणना नगर / बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र. 


11 


संबंधित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षका 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व निरीक्षक/ 
कर संग्राहक. 


सांवधिक नगरों ( नगरपालिका/ 
नगर परिषद ) के अंतर्गत 
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान : हरदा 
दिनांक 1 मई 2013. 


सुदाम खाड़े, जिला रजिस्ट्रार ( एन . पी . आर . ) एवं कलेक्टर . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2013. 


